पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत्) [ संख्या-41 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 
विषय 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


487-491 


1500 


691-698 


1500 


975 


- 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 

... 


975 


975 


975 


- 


975 


... 


.. 


975 


... 


229 


975 


" 


1425 


487 - क 


488 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


राजस्व अनुभाग -3 

अधिसूचना 

20 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 424 / XVIII (3) / 2016-3(1) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 
49(2) / 94-81-94 राजस्व-14, दिनांक 02 जून, 1995 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया 
था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें पूर्ण होने के दृष्टिगत इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी: 
तहसील 

अधि ० का क्रमांक 

गाँव का नाम 


जनपद 


परगना 


-- 


2 


3 


4 


5 


07 


02 


हल्द्वानी 


भावर छःखाता 


08 


03 


नैनीताल 


बमौरी मल्ली 
कुसुमखेडा 
बमौरी तल्ली 
गौजाजाली उत्तर 
विजयपुर 
नाथूजाला 
पुछड़ी 
ढेला बन्दोबस्ती 


119 


कालाढूंगी 


भावरकोटा 


111 


25 


रामनगर 


भावर चिल्किया 


23 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 424/ XVIII ( 3)/ 2016 
3 ( 1) /2016 , dated September 20 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

September 20 , 2016 
No. 424 /XVIII( 3)/2016-3 (1)/2016 -- In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 ( U.P.Act. No. 3 of 1901 ), ( as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor 
is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the villages mentioned in the Schedule below 
which were placed under Survey and Record Operation vide Govt . Notification No. 49( 2)/94-81-94- Rajasva-14, 
dated June 02, 1995 shall be closed with effect from the date of publication ofthe notification in the official gazette : 

Schedule 


Tehsil 


No. ofNotification 


Name of Village 


District 

1 


Pargana 

3 


4 


5 


07 


02 


Haldwani 


Bhawer Chahkhata 


08 


03 


Nainital 


BamoriMalli 
Kusumkhera 
Bamori Talli 
Gojajali Uttar 
Vijaypur 
Nathujala 
Puchri 
Dhaila Bandobasti 


Kaladhungi 


Bhawer Kota 


119 
111 


25 


Ram Nagar 


Bhawer Chilkiya 


23 


----- 


489 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना 

20 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 514 / xVIII( 3) / 2016-3(12) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम, 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गयी अनुसूची में 
उल्लिखित ग्राम , सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन होंगे: 

अनुसूची 
तहसील 

गाँव का नाम 


परगना 


जनपद 


3 


4 


1 


2 


ऊधमसिंह नगर 


बाजपुर 


बाजपुर 


लक्ष्मीपुर 


आज्ञा से , 
डी 0 एस 0 गाल , 


सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 514 /XVIII ( 3)/2016 
3 (12 )/2016 , dated September 20 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

September 20 , 2016 
No. 514 /XVIII (3)/2016-3( 12 )/2016 --In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act. No. 3 of 1901 ), (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor 
is pleased to declare that with effect from the date of publication of the notification in the official gazette the 
village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operation : 


Schedule 


District 


Tehsil 


Pargana 


Name of Village 


2 


3 


4 


Bazpur 


Udham Singh Nagar 


Bazpur 


Laxmipur 


By Order, 
D. S. GARBYAL , 
Secretary, Revenue . 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

23 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1778 / XXXI (1 ) / 2016 / पदो०-30 / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 
श्रीमती रश्मि शाह , समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की 
श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


490 


2 . 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती शाह को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस ) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य , रिट याचिका संख्या 146 एस 0 बी 0 / 2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , 
मा 0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस 0 बी 0) / 2015 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 ( एस 0 बी 0 ) / 2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य , 
272 ( एस0 बी 0) 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 ( एस 0 बी 0) / 2015 धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य 
व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस 0 बी 0 ) / 2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त 
मा 0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद , उ0 प्र 0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 
के विरुद्ध मा ० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015 हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम 
उ 0 प्र 0 राज्य एवं उ 0 प्र 0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ 
लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 ( एस / एस) / 2015 डा 0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0 प्र 0 राज्य व अन्य 
तथा विभिन्न मा ० न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा 
रही है । 

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती रश्मि शाह, अनुभाग अधिकारी को वन एवं पर्यावरण अनुभाग -3 में 
तैनात किया जाता है । 

5. श्रीमती शाह , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के अनुभाग में 
कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 को अवगत कराना सुनिश्चित करें । 


आज्ञा से , 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

सचिव । 


पंचायतीराज एवं ग्रा ० अभि 0 से 0 अनु०-2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

27 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 284 / XII - 2 / 2016 / 93 (26 ) / 2004- ग्रामीण निर्माण विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता, 
श्री तहसीन अहमद (विद्युत / यांत्रिक ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक), 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उक्त अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक ) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि 
में रहेंगे । 

3. पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी को मुख्य अभियन्ता स्तर-1, कार्यालय ग्रामीण निर्माण विभाग , 
देहरादून में तैनात किया जाता है । 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 


सचिव । 


491 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल 

कार्यालय - ज्ञाप 

20 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 509 / VI - 2 / 2016-37 ( युवा कल्याण)2001- उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में 
श्री सुशील राठी, 24, प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून को उपाध्यक्ष के पद पर नामित / नियुक्त किये जाने की 
महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री राठी को गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
509 / 14 / 1 / XXI / 2012-15, दिनांक 04.06.2015 में उल्लिखित अन्य दायित्वधारी महानुभाव के लिये प्राविधानित 
सुविधायें , उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होंगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 
प्रभारी सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 41 हिन्दी गजट / 508 – भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


NEW 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


September 7th , 2016 
No. 247 /UHC /VIl- a - 1/Stationery /2016 -- The High Courtwill remain closed on 13.09.2016 on account of 
Idu Zuha and will remain open on 22.10.2016 in place of 13.09.2016 . 


By Order of the Court, 

Sd/ 
NARENDRA DUTT, 

Registrar General. 


NOTIFICATION 


September 7th , 2016 
No. 248 /XIV -a - 32 /Admin.A /2016 --Ms. Aishwarya Bora , 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div .), Hardwar 
is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 06.08.2016 to 15.08.2016 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


691 - ख 


692 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 

कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 

11 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 355 ( VII) / - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिसूचना 
संख्या 175 / यू०एच० सी ० / एडमिन.ए / 2016 , दिनांक 05 जुलाई, 2016 के अनुपालन में मेरे द्वारा सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन), धारचुला का अतिरिक्त कार्यभार दिनाँक 12.07.2016 को अपराह्न में छोड़ा गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 

रवि प्रकाश , 
ह 0 ( अस्पष्ट ), 

सिविल जज ( जू ० डि 0). 
जनपद न्यायाधीश , 

डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून 

आदेश 

29 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 4062 / लाइसेंस / 2016 - श्री भागेन्द्र सिंह पुत्र श्री बादर सिंह, 86 धामावाला गाँधी रोड, देहरादून को 
इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूए -0720100099288, मोटर साइकिल एवं हल्का परिवहन यान के लिए 
जारी किया गया है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी उक्त चालन अनुज्ञप्ति का दिनांक 06-07-2014 से दिनांक 
05-07-2017 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण कराया गया । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 
के उपनियम -6 के अन्तर्गत व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन 
प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन 
अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र 
संलग्न किया गया , जिसका सत्यापन संबंधित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र उनके द्वारा जारी 
न किये जाने की सूचना दी गयी । उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 
07-09-2015 को नोटिस जारी किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय द्वारा जारी नोटिस का उत्तर न दिये जाने 
के कारण उक्त लाइसेंसधारक द्वारा कूटरचित रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र के आधार पर लाइसेंस नवीनीकरण कराये जाने 
के कारण दिनांक 06-10-2015 को उक्त लाइसेंस निरस्त किया गया है । 

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या 2531 / विधि / अपील / 2016, 
दिनांक 27 जून , 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी के आदेश दिनांक 06-10-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं । 

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारक को 
अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी.या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त 
करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित ( Disqualify ) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति 
को प्रतिसंहृत (revoke ) कर सकता है । 

लाइसेंसधारक अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27-06-2016 की प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित हुए 
तथा लाइसेंस बहाल कर मुक्त करने का अनुरोध किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति दिनांक 
04-07-2016 को कार्यालय में जमा करायी गयी । 


693 


1 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 
अतः, मैं , संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग , देहरादून , मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1( आई ) सपठित धारा 23(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान 
लेते हुए लाइसेंसधारक श्री भागेन्द्र सिंह पुत्र श्री बादर सिंह , 86 धामावाला गाँधी रोड, देहरादून को उनकी चालन 
अनुज्ञप्ति के कार्यालय में जमा होने की तिथि दिनांक 04-07-2016 से 45 दिवस की अवधि के लिए किसी भी प्रकार 
के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित करता हूँ । 

आज दिनांक 24-08-2016 को हस्ताक्षर से जारी किया या । 


संदीप सैनी, 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 

देहरादून । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

15 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 622 / पंजीयन निरस्त / 2015-16 - वाहन संख्या UK13TA-0209 ( MAXI CAB), मॉडल 2009, चेसिस 
संख्या MAINW2GFK93L78877, इंजन संख्या GF94J94342. इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी 
श्री भ्यूराज सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, ग्राम बडासू , तहसील ऊखीमठ , जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी 
ने अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि इनका उक्त वाहन दिनाँक 15.10.2015 को स्थान 
गुप्तकाशी, नागजगई मोटर मार्ग, जनपद रूद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.09.2016 को वाहन संख्या 
UK13TA-0209 ( MAXICAB) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

आदेश 

15 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 623 / पंजीयन निरस्त / 2015-16 -वाहन संख्या UK13CA- 0084 (GM), मॉडल 2009, चेसिस संख्या 
MC229FRC09G184743, इंजन संख्या E483CD9G209720. इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी 
श्री अवतार सिंह पुत्र श्री सोबत सिंह, ग्राम कुण्ड, पो 0 चन्द्रापुरी, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने अपने 
वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि उक्त वाहन दिनाँक 05.03.2015 को जनपद रूद्रप्रयाग में 
बासंवाडा चन्द्रापुरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी । जो कि मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त 
है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन 
पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव , प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.09.2016 को वाहन संख्या 
UK13CA-0084(GN) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

पंकज श्रीवास्तव, 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयाग । 


694 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 

आदेश 

16 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 161 / प्रशा० / ला 0 / 2016 - सहायक महाप्रबन्धक (पर्व0), देहरादून , उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने अपने 
पत्र संख्या 14357 ई -14 / समप्र / पर्व0 / 16 , दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के माध्यम से अवगत कराया है कि चालक 
श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह, निवासी प्रताप भवन, देहरादून रोड, ऋषिकेश को राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड 
के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने पर बस संचालन हेतु स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है । 

अतः, चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह, निवासी प्रताप भवन, देहरादून रोड, ऋषिकेश 
के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके0-1419790039220 को दिनांक 16.09.2016 को वापस ( Revoke) लिया जाता है । 

डा 0 अनीता चमोला, 

लाइसेंसिंग प्राधिकारी / 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 

आदेश 

16 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्र संख्या 693 / सा ०प्रशा० / लाइसेन्स - निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 07 टीए -5015, विक्रम, का 
चालन दिनांक 05.07.2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा वाहन में 08 के सापेक्ष 11 सवारी 
व चालक कक्ष में 03 सवारी बैठी हुई होने आदि अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमित्ता के कारण 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा चालक श्री आशुतोष पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह , निवासी आमपड़ाव 
सुखरौ, कोटद्वार , जिला पौड़ी गढ़वाल , जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520110012472 है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी 
किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 
459 / सा ०प्रशा० / लाई ० नोटिस / 2016-17, दिनांक 03.08.2016 जारी किया गया है । चालक, उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 
26.08.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520110012472 को दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

16 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्र संख्या 695 / सा ० प्रशा 0 / लाइसेन्स निरस्तीकरण / 2016-17 -वाहन संख्या यूके 15टीए -0258, मैक्सी कैब, 
का चालन दिनांक 05.06..2016 को परिवहन कर अधिकारी - द्वितीय , कौड़िया, कोटद्वार द्वारा वाहन में 06 के सापेक्ष 16 
सवारी बैठी हुई होने आदि अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमित्ता के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारी , कोटद्वार द्वारा चालक श्री आरिफ अहमद पुत्र शलीम अहमद , निवासी जुड्डा पौखाल , कोटद्वार , जिला पौड़ी 
गढ़वाल , जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520110010219 है , जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध 
कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 333 / सा0 प्रशा0 / लाई- नोटिस / 2016-17 , 
दिनांक 11.01.2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 01.09.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में 
उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा 
अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


695 


- 


भाग 1 

|-क ] उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर , 2016 ई० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में मैं सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520110010219 को दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक छ: माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

16 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्र संख्या 696 / सा ० प्रशा0 / लाइसेन्स -निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 07 बीएच -8354, का चालन 
दिनांक 18.02.2016 को यातायात पुलिस , देहरादून द्वारा Red Light Jump व बिना बीमा आदि अभियोग में किया गया 
है । उक्त अनियमित्ता के कारण यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा चालक अनिता पुत्री विक्रम सिंह, निवासी निकट मानपुर 
तिराहा, कोटद्वार , जिला पौड़ी गढ़वाल , जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520120017817 है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी 
किया गया है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 
67 / सा ० प्रशा0 / लाई - नोटिस / 2016-17, दिनांक 09.05.2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 
01.09.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520120017817 को दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

सुरेन्द्र कुमार, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

कोटद्वार, गढ़वाल । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 


कार्यालय आदेश 


21 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक 2164 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP02D -- 4174 / 2016- वाहन संख्या UP02D--4174, 

मॉडल 1999, 

चेसिस 
संख्या 359350100008627 तथा इंजन नं 0 697D28KQQ129723, कार्यालय में सैन्ट पीटर स्कूल, किशनपुर , किच्छा , 
जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27.08.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की 
मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने 
योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02D -- 4174 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 359350100008627 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


696 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

17 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 1569 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु , वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता 

निलम्बन 

अभियोग 
सं ० 

एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 


क्र ० 


नाम व पता 


5 


6 


3 


1 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


के तहत 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 

दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


2 

4 
1. राजेन्द्र राम पुत्र 

UK-0420050037458, 

पुलिस अधीक्षक धारा 179 (1) 
श्री रनजीत राम , हल्का वाहन / 

( चम्पावत) 177/194 , 
निवासी ग्राम बड़ा बोरा , मोटर साइकिल / ट्रांस / 

मो ० या ० अधि o 
चम्पावत 

बस, व्यवसायिक , 

वैधता 13.08.2016 
2. बलदेव राम चन्दल पुत्र 

UK-0419830154351 , 

पुलिस अधीक्षक 

धारा 194 / 179 / 
श्री हंसा राम चन्दल , हल्का वाहन / ट्रांस, ( चम्पावत ) 177/192 
निवासी लिमटयूड़ा व्यवसायिक , 

मो ० या ० अधि o 
खानकला, पिथौरागढ़ 

वैधता 22.10.2018 
3. कृष्ण कुमार पुत्र 

UK-0419950068897 , पुलिस अधीक्षक धारा 127 / 
श्री पनी राम निवासी अव्यवसायिक ट्रैक्टर / ( चम्पावत ) 179 (1) / 113 
ग्राम चनौली, अल्मोड़ा हल्का वाहन / 

मो ० या ० अधि o 
व्यवसायिक हल्का वाहन / 
पी ० एस ० वी ० बस , 

वैधता 18.01.2018 तक 
4. विक्रम सिंह पुत्र 

UK- 0320070001518, पुलिस अधीक्षक धारा 179 / 177 / 
श्री जीवन सिंह, 

मोटर साइकिल / ( चम्पावत ) 192 मोण्या 0 अधि o 
निवासी ऐड़ी गुरैली , हल्का वाहन / 

के तहत 
पो ० बिरगुल, चम्पावत 

व्यवसायिक हल्का मोटर 
वाहन / ट्रांस 

वैधता 21.06.2019 
5. राजकुमार पुत्र 

UK-0320150023686, 

पुलिस अधीक्षक 

धारा 177 / 
श्री हरी राम, 

मोटर साइकिल / ( चम्पावत ) 179 (1 ) / 193 
निवासी म 0 नं 0 48 , हल्का वाहन 

मोण्या 0 अधि 0 के 
बरमदेव , टनकपुर, अव्यवसायिक / ट्रांस / बस 

तहत 
चम्पावत 

व्यवसायिक , 

वैधता 02.05.201 
कमल सिंह पुत्र 

UK-0320130015927 , पुलिस अधीक्षक धारा 177/179(1 ) 
श्री दान सिंह, 

हल्का मोटर वाहन / (चम्पावत ) 193/194 
निवासी सीमेन्ट रोड, मोटर साइकिल / 

मो ० या ० अधि o के 

तहत 
व्यवसायिक ट्रांस / बस, 
टनकपुर, चम्पावत 

वैधता 17.05.2016 
7. सैयद कुरैशी पुत्र UK-0320130013995 , 

प्रदूषण समाप्त , 
श्री फरीद , 

हल्का मोटर वाहन / हल्द्वानी (नैनीताल ) 08 के सापेक्ष 
निवासी म 0 नं 0 187 , मोटर साइकिल / 

13 सवारियाँ 
ग्राम बनबसा, 

व्यवसायिक ट्रांस / बस, 
पो ० चन्दनी , चम्पावत 

वैधता 30.04.2018 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


. 


6 . 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


प्रवर्तन दल , 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


697 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 


6 


5 


1 


2 


3 


4 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


9 . 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


8. सुरेश चन्द्र जोशी पुत्र UK-041996007222, 

पुलिस अधीक्षक 

धारा 
श्री जीवा नन्द , निवासी हल्का मोटर वाहन / ( चम्पावत) 184/192( क ) / 
सपूरा, पो 0 अजेड़ा, व्यवसायिक ट्रांस / बस , 

179( 1) 
जिला पिथौरागढ़ वैधता 01.06.2017 

मोण्या 0 अधि 0 के 

तहत 
राम अवतार पुत्र 77045 /PBT /09 , 

पुलिस अधीक्षक धारा 113 / 194 / 
श्री रीत राम, हल्का वाहन, 

( चम्पावत) 

123/179 
निवासी सुकलिया मो ० साइकिल ( NT ) / 

मो ० या ० अधि o 
अमरिया , ट्रांस (TR), 

के तहत 
जिला पीलीभीत , उ 0 प्र 0 

वैधता 21.07.2017 
10 . अबरार अहमद पुत्र 

UA05/173/ 4 , 

पुलिस अधीक्षक धारा 184 / 177 / 
श्री अनवर अहमद, हल्का वाहन / 

( चम्पावत ) 179 मोण्या 0 अधि o 
निवासी सिनेमा लाइन , 

मो ० साइकिल ( NT ). 
जिला पिथौरागढ़ 

वैधता 30.10.2004 से 

29.10.2019 
11. दिनेश सिंह पुत्र 

UK-0320040007424 , पुलिस अधीक्षक धारा 184 / 177 / 
केशर सिंह , हल्का वाहन , 

( चम्पावत ) 185 मो ० या ० अधि o 
निवासी ग्राम छतार मो ० साइकिल ( NT ) / 

के तहत 
पो 0 फुगर, चम्पावत ट्रांस (TR), 

वैधता 27.09.2017 
12. सुशील थापा पुत्र 

UK -0320060018185 , 

पुलिस अधीक्षक 

धारा 192( a ) / 
श्री श्याम सिंह, हल्का वाहन , 

(चम्पावत ) 

184/177 
निवासी खड़ी बाजार , मो ० साइकिल ( NT ) / 

मोण्या 0 अधि 0 के 
चम्पावत ट्रांस / पी ० एस ० वी ० 

तहत 
बस (TR). 

वैधता 06.02.2017 
13. रमेश चन्द्र जोशी पुत्र UK-0320150027717, 

पुलिस अधीक्षक धारा 184/179 
श्री प्रेम बल्लभ जोशी, हल्का वाहन, 

( चम्पावत ) 

मो ० या ० अधि o 
निवासी म 0 नं 0 16 , ग्राम मो 0 साइकिल ( NT ), 

के तहत 
बगेड़ी, पो ० धोन , वैधता 24.07.2032 

चम्पावत 
14. विजय गिरी पुत्र 

UK- 0320030014052, पुलिस अधीक्षक धारा 192 / 179 / 
श्री बाबू गिरी, 

हल्का वाहन ( NT ) / ( चम्पावत ) 
निवासी अम्बेडकर नगर , ट्रांस (TR), 

मो ० या ० अधि o 
वैधता 01.05.2019 

के तहत 
टनकपुर, चम्पावत 
15. महेन्द्र कुमार पुत्र 

UK- 0320060017420 , 

पुलिस अधीक्षक धारा 202 / 203 / 
श्री दिवान राम , हल्का वाहन 

( चम्पावत) 

184/185 
निवासी, ग्राम कमलेख , ( NT ) / व्यवसायिक हल्का 

मो ० या ० अधि o 
धूनाघाट , त ० लोहाघाट , भार वाहन व यात्री वाहन, 

के तहत 
चम्पावत 

वैधता 23.10.2016 
16. वीभोर अग्रवाल पुत्र UK- 0320130015805 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 177/119 , 
श्री दिनेश अग्रवाल , हल्का वाहन , 

पटेल नगर सर्किल , मो ० या ० अधि o 
निवासी म 0 नं 0 1. मो 0 साइकिल ( NT ), दिल्ली 

के तहत 
इन्द्रा नगर , हाथीखाना , 

वैधता 23.06.2033 
वार्ड उमरूखुरर्द, खटीमा , 

ऊसिं ० नगर 
17. भूपेन्द्र पुत्र 

UK-0320130016250 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर , मोण्या 0 अधि o 
श्री नारायण सिंह, हल्का वाहन , 

सीमापुरी सर्किल , के तहत 9/13 
निवासी ग्राम मल्ला 

मो ० साइकिल ( NT ). नन्द नगरी, दिल्ली रेड लाईट जम्प 
बापरू , पो 0 बापरू , वैधता 25.07.2033 
चम्पावत 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


• 177 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 

दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


[भाग 1 - क 


698 


3 


5 


1 


6 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


उत्तराखण्ड गजट , 08 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 
2 

4 
18. धनी राम पुत्र 

UK- 0320140018481, ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 112.1 / 
श्री जोगा राम, हल्का वाहन, 

जनकपुरी सर्किल, 183(1 ) 
निवासी ग्राम व पो ० नीड़, मो 0 साइकिल ( NT ) / दिल्ली 

मो ० या ० अधि o 
चम्पावत 

ट्रांस / पी ० एस ० वी ० 
बस (TR), 

वैधता 11.01.2019 
19. अर्जुन सिंह पुत्र UK -0319950001941, पुलिस अधीक्षक धारा 185/207 
श्री हयात सिंह, निवासी हल्का वाहन , 

( चम्पावत ) मो या ० अधि o 
उचौलीगोठ , टनकपुर , 

मो 0 साइकिल ( NT ) / 
चम्पावत 

ट्रांस / पी ०एस० वी ० 
बस (TR). 

वैधता 11.05.2019 
20. कासिम अली पुत्र UP22-200100007077 , पुलिस अधीक्षक धारा 119 / 177 / 
श्री पुत्तन अली, हल्का वाहन, 

( चम्पावत ) 179 (1) / 194 / 113 
निवासी किसनपुर मो 0 साइकिल ( NT ) / 

मो ० या ० अधि o 
पनचक्की, थाना भोट, ट्रांस (TR). 

तह 0 सदर रामपुर, उ 0 प्र 0 वैधता 13.10.2017 
21. बलदेव सिंह पुत्र UP31-20040067366, पुलिस अधीक्षक धारा 113 / 194 / 
श्री जोगा सिंह, हल्का वाहन, 

( चम्पावत ) 194 / 184 / 177 / 
निवासी इन्द्र नगर , मो 0 साइकिल ( NT ) / 

179 (1 ) / 190 (2 ) 
पो ० सूरत नगर, ट्रांस (TR), 

मोण्या ० अधि o 
थाना तिकोनिया , वैधता 11.01.2018 

के तहत 
लखीमपुर खीरी, उ० प्र ० 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


के तहत 


दिनांक 
17.08.2016 

से दिनांक 
16.11.2016 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेसिंग अथॉरिटी, 

मोटर वाहन विभाग । 
कार्यालय निर्वाचन अधिकारी , 
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् हेतु निर्वाचन 2016, 


देहरादून 


10 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 33 / सी ० सी ० आई० एम ० चुनाव 2016 - उत्तराखण्ड राज्य से केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् में 
आयुर्वेद1-01 ( एक ) सीट के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन वापस लेने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.09.2016 को समय 
अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन वापस लेने के उपरान्त प्रत्याशियों की सूची: 

अभ्यर्थी का नाम वर्ण क्रमानुसार 


पता 


क्र ० सं ० 


2 


3 


- 


01 


02 


03 


डा 0 अभिषेक सक्सेना 
डा 0 राघवेन्द्र कौशिक 
डा 0 रमाकान्त शर्मा 
डा 0 संजय सिंह चौहान 
डा 0 वेदप्रकाश त्यागी 


मो 0 रजवाडा, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर 
एच 0 नं 0 229, गंगा प्रदूषण प्रज्ञा कुंज, कनखल, हरिद्वार 
308. श्रवणनाथ नगर, सुविधा होटल के पास, हरिद्वार 
97 , झण्डा बाजार, देहरादून 
ग्राम पो 0 नन्हेडा अनन्तपुर, जिला हरिद्वार 


04 


05 


जी ० बी ० ओली, 
अपर सचिव / निर्वाचन अधिकारी, 

सी 0 सी 0 आई० एम ० चुनाव -2016 | 
पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 41 हिन्दी गजट / 508 – भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू० ए० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 16, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मेरे पुत्र का नाम स्कूल अभिलेखों में विनय कुमार (Vinay Kumar ) पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रसाद (BHUPENDRA PRASAD ) 
गलत दर्ज है । सही नाम विनय बेदवाल VINAY BEDWAL) पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रसाद बेदवाल (BHUPENDRA PRASAD BEDWAL ) 
है । समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है । 
दिनांक :-27/09/2016 

भूपेन्द्र प्रसाद बेदवाल पुत्र श्री इन्द्र मणि 
निवासी ग्राम पालकोट पो 0 लैंसडाउन 
जिला पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखण्ड । 


सूचना 
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम दैवज्ञ से बदलकर दैवज्ञ शर्मा कर लिया है । भविष्य में मुझे दैवज्ञ शर्मा नाम से 
जाना, पहचाना एवं पुकारा जाए । 
समस्त वि 

औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


दैवज्ञ शर्मा 
पुत्र श्री यज्ञव्रत शर्मा, 
निवासी -40 रेलवे मार्ग, 
ऋषिकेश -249201 , 
जिला - देहरादून । 


पी ० एस० यू० ( आर० ई० ) 41 हिन्दी गजट / 508 – भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


229 - ट 


